सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 356 


2 ज्येष्ठ, 1938 ( २० ) 
राँची, मंगलवार , 

23 मई, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 
23 फरवरी , 2017 


संख्या-5/ आरोप-1-90/ 2015 का . 1673-- श्री संदीप कुमार मद्धेशिया, झा०प्र०से० 
( द्वितीय बैच, गृह जिला- महाराजगंज , उ० प्रदेश), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मरकच्चो, 
कोडरमा के विरूद्ध कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखण्ड अवस्थित सरकारी निरीक्षण भवन 
में अवैध रूप से कीमती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने में इनकी संलिप्तता संबंधी आरोप 
हेतु विभागीय आदेश सं०- 10806, दिनांक 22 दिसम्बर , 2015 द्वारा असैनिक सेवाएँ 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 1930 के नियम -49( क )(1)( क ) के तहत् 
निलंबित किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 23 मई, 2017 
2. श्री मद्धेशिया के विरूद्ध दर्ज मरकच्चो थाना कांड सं० - 83 /15 , 
दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 तदोपरांत निगरानी थाना कांड सं0-76 /15 , दिनांक 
25 दिसम्बर , 2015 में आरोप पत्र दायर हो चुका है तथा उक्त आरोपों हेतु इनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित की जा रही है । 

3. अतः समीक्षोपरांत श्री मद्धेशिया को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन 
मुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 356- - 50 


